. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 फाल्गुन , 1939 ( श०) 
16 मार्च, 2018 (ई० ) 


संख्या- 276 राँची, शुक्रवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
25 अप्रैल, 2017 ई० । 


संख्या -13/एल०-101/ 2017- 2328 / सी० -- श्रीमती प्रिया दूबे, , भा०पु०से०, ( 1998), पुलिस महानिरीक्षक 
( प्रशिक्षण ), झारखण्ड, राची को दिनांक 7 मई , 2017 से दिनांक 21 मई, 2017 तक कुल 15 दिनों का 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की गयी है । 


श्रीमती प्रिया दूबे, भा०पु०से०, (1998 ) की अवकाश अवधि में श्री अरूण कुमार सिंह, 
भा०प०से० (1998 ), पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राची आपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस 
महानिरीक्षक ( प्रशिक्षण), झारखण्ड , राची के प्रभार में भी रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अर्चना मेहता, 
सरकार के उप सचिव । 


- - - - - - - - - - - - - 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 276 -- 50 


